ON 


सत्यमेव जयते 


THE 


JHARKHAND GAZETTE 


EXTRAORDINARY 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


3 Ashadh , 1943 ( S ) 


No. 322 


RANCHI , Thursday , 24th June , 2021 


COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT 


NOTIFICATION 
Notification No. 11/2021 - State Tax 


st 


S.O. No. 39 , Dated 23rd June , 2021-- In exercise of the powers conferred by section 168 of the 
Jharkhand Goods and Services Tax Act , 2017 ( 12 of 2017 ) and sub - rule ( 3 ) of rule 45 of the Jharkhand 
Goods and Services Tax Rules , 2017 , the Commissioner , hereby extends the time period upto the 31 % 
day of May , 2021 , for furnishing the declaration in FORM GST ITC - 04 , in respect of goods 
dispatched to a job worker or received from a job worker , during the period from 18 January , 2021 to 


31 March , 2021 . 


2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of April , 


2021 . 


[ File . No. Vakar / GST / 01 / 2020 ] 
By the order of the Governor of Jharkhand , 


Akanksha Ranjan , 

Commissioner , 
Commercial taxes Department . 


Jharkhand Gazette ( Extraordinary ) , Thursday , 24th June , 2021 


2 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना संख्या 


11 / 2021 - राज्य कर 


एस . ओ . सं . 39 , दिनांक 23 जून , 2021 -- आयुक्त , झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम , 
2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 168 और झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली , 2017 के नियम 45 के 
उपनियम ( 3 ) के अनुसरण में , 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम 
करने वाले कर्मकार को पारेषित मालों या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालों 

संबंध में , प्ररूप जीएसटी आईटीसी – 04 में प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा करने की समय सीमा को 
एतदद्वारा मई 2021 के 31 वें दिन तक बढ़ाते हैं । 


2 . 


यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 25 वें दिन से प्रवृत हुई मानी जाएगी । 


[ सं.सं वा 0 कर / जी 0 एस 0 टी 0 / 01 / 2020 ] 
झारखंड राज्यपाल के आदेश से 


आकांक्षा रंजन , 


आयुक्त , 
वाणिज्य कर विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 322 -- 50 


